सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 698 राँची, शुक्रवार , 


30 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
19 अगस्त , 

2019 


संख्या-1 / पी०-101/ 2013 का .- 6553 प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री विमल , भा.प्र.से. ( झाः 2004) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रमण्डलीय 
आयुक्त , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त , 
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1/ पी०-101/ 2013 का .- 6554 उपायुक्त , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री कृपा नन्द 
झा , भा.प्र.से. ( झाः 2005) ( अतिरिक्त प्रभार - क्षेत्रीय निदेशक, जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र) को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, उद्योग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक 
आधारभूत संरचना विकास निगम, राँची ( JIIDCO ) तथा अभियान निदेशक , झारखण्ड राज्य स्किल मिशन 
सोसायटी के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1 / पी०-101/ 2013 का . - 6555 निदेशक , प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री विनोद कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2005) ( अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव , स्कूली शिक्षा एवं 
साक्षरता विभाग) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त , दक्षिणी 
छोटानागपुर प्रमण्डल , राँची के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 30 अगस्त , 2019 
संख्या -1 / पी०-101/ 2013 का .- 6556 विशेष सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड 
पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2005 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक प्रमण्डलीय आयुक्त , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर अपने ही वेतनमान 
में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1 / पी०-101/ 2013 का .- 6557 उपायुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री जटा 
शंकर चौधरी, भा.प्र.से. ( झाः 2005 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक 
शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -1/ पी०-101/ 2013 का .- 6558 नगर आयुक्त , गिरिडीह नगर निगम के पद पर 
पदस्थापित श्री गणेश कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है 
कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करेंगे । 

संख्या-1 / पी०-101/ 2013 का .- 6559 उपायुक्त , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री राजेश 
कुमार पाठक, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव , कृषि, 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री पाठक अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , बागवानी के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-1 / पी०-101/ 2013 का .- 6560 विशेष सचिव, पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा 
कार्य विभाग के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार राय, भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को स्थानान्तरित 
करते 

हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या -1 / पी०-101/ 2013 का -6561 निदेशक, उद्योग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
मुकेश कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2009 ) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक , JIIDCO तथा अभियान निदेशक , 
झारखण्ड राज्य स्किल मिशन सोसायटी ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक बोकारो जिला 
का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड 
प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ क्षेत्रीय निदेशक , जियाडा बोकारो 
प्रक्षेत्र के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या -1/ पी०-101/ 2013 का .- 6562 उपायुक्त, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री राहुल कुमार 
सिन्हा , भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार - क्षेत्रीय निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास 
प्राधिकार , संथाल परगना प्रक्षेत्र , शिविर कार्यालय, देवघर ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
गिरिडीह जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि 
वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 

संख्या -1/पी०-101/ 2013 का .- 6563 संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. ( झाः 2013) ( अतिरिक्त प्रभार 
निदेशक , मध्याहन भोजन प्राधिकार , झारखण्ड ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , 
प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 अगस्त , 2019 


, 


3 


संख्या -1 / पी०-101/ 2013 का .- 6564 उप विकास आयुक्त, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती नैन्सी सहाय , भा.प्र.से. ( झाः 2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक देवघर जिला 
का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड 
प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 

श्रीमती सहाय अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड 
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, संथाल परगना प्रक्षेत्र, शिविर कार्यालय, देवघर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


2 . 


-- 


संख्या -1/ पी०-101/ 2013 का .- 6565 उप विकास आयुक्त , देवघर के पद पर पदस्थापित श्री 
सुशांत गौरव , भा.प्र.से. ( झाः 2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, उच्च शिक्षा, 
झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1 / पी०-101/ 2013 का .- 6566 अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती गरिमा सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 2016) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , 
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-1 / पी०-101/ 2013 का .- 6567 पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री लोकेश मिश्र , भा.प्र.से. 
( झाः 2016) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 
( एक्ट -2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 698 50 


